. 


HD. 

" 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 


असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 96 


20 पौष, 1938 ( श० ) 
राँची, मंगलवार, 

10 जनवरी, 2017 ( ई० ) 


राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग 


राज्यादेश 
4 जनवरी, 2017 


संख्या-11/ बजट कृषि गणना ( स्था०)- 16 /15- 64/ रा . 
सेवा में , 

महालेखाकार ( ले . एवं हक .) 

झारखण्ड, पो०- डोरण्डा, राँची । 
विशयः राज्य में कृषि गणना कार्यों के अनुश्रवण हेतु कोषांग का गठन , तत्संबंधित पदों के 

सृजन एवं स्वीकृति के संबंध में । 
आदेश :- स्वीकृत । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 10 जनवरी , 2017 


महाशय, 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ( कृषि , 
सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग), भारत सरकार , नई दिल्ली के तत्वधान में झारखण्ड 
राज्य में दसवीं कृषि गणना-2015-16 का कार्य संचालित किया जाना है । कृषि गणना कार्य , 
कृषि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में सुव्यवस्थित ढंग से सूचनाएँ प्रदान करती है , 
जो कृषि विकास की योजनाओं एवं आर्थिक - सामाजिक नीति निर्धारण के लिए महत्त्वपूर्ण है । 
इसके अतिरिक्त भूमि की उपयोगिता, फसलों की बुआई, सिंचाई की व्यवस्था आदि में अनेकों 
प्रकार के परिवर्तन पाये जा रहे हैं । इस प्रकार के परिवर्तन का कृषक जनसंख्या पर भी प्रभावी 
असर पड़ता है । अतः कृषको में विभिन्न एवं जटिल समस्याओं की जानकारी के लिए कृषि 
गणना का आयोजन अत्यन्त ही उपयोगी एवं लाभप्रद है । 

2. अविभाजित बिहार राज्य में केन्द्रीय योजना के तहत कृषि गणना इकाई कार्यरत 
है । झारखण्ड राज्य गठन के उपरान्त राज्य में कृषि गणना का कार्य क्रियान्वित करने हेतु कृषि 
गणना इकाई स्थापित करने का मामला विचाराधीन था , जिसके लिए आवश्यक पदों के सृजन 
एवं उनकी स्वीकृति हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ( कृषि , सहकारिता एवं किसान 
कल्याण विभाग), भारत सरकार से अनुरोध किया गया था । 

3. भारत सरकार , कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान 
कल्याण विभाग ( कृषि गणना इकाई ) ने अपने पत्रांक - 27013-1/ 2007 - ACU दिनांक 
17 फरवरी, 2016 द्वारा एक वर्ष के लिये निम्नलिखित राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों की 
संविदा के आधार पर सृजन की अनुशंसा प्रदान की गयी है : 


पद का नाम 


पदों की संख्या 


वेतनमान 


ग्रेड पे 


1 संयुक्त निदेशक 


15600 - 39100 


7600 


सहायक निदेशक 


9300 -34800 


5400 


3 वरीय सांख्यिकी सहायक 


9300 - 34800 


4200 


4 कनीय सांख्यिकी सहायक 


9300 - 34800 


4200 


| लेखापाल 


5200- 20200 


2400 


6 


आशुटंकक 


5200- 20200 


2400 


7 | निम्नवर्गीय लिपिक 


5200 - 20200 


1900 


8 | आदेशपाल 


बाह्य श्रोत से अनुमान्य 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 10 जनवरी , 2017 

3 
राज्य में कृषि गणना कार्यों के अनुश्रवण हेतु कोषांग का गठन , तत्संबंधित उक्त पदों पर 
नियुक्ति संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए होगा तथा उम्र सीमा अधिकतम 65 वर्ष के अंदर 
होगा। उक्त पदाधिकारी को मासिक संविदा राशि एवं सुविधा योजना- सह-वित्त विभाग ( वित्त 
प्रभाग ) के संकल्प संख्या-1243/ वि ., दिनांक 28 अप्रैल , 2016 के आलोक में निर्धारित की 
जायेगी । उक्त योजना के अन्तर्गत एक आदेशपाल की नियुक्ति नियमानुसार बाह्य श्रोत से की 
जाएगी, जिसका पारिश्रमिक सरकारी आदेश/निर्णय से प्रभावित होगा । 

4. इन पदों पर होने वाला व्यय का वहन केन्द्र सरकार द्वारा कृषि गणना हेतु केन्द्र 
प्रायोजित योजना से प्राप्त होने वाली राशि की वेतन इकाई से किया जायेगा । 
5. भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , कृषि , सहकारिता एवं किसान कल्याण 
विभाग ( कृषि गणना इकाई ) द्वारा स्वीकृत पदों पर कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा 
विभाग दवारा निर्गत परिपत्रों के आलोक में एक वर्ष के अनुबन्ध पर नियुक्ति एवं प्रावधानिक 
राशि के व्यय पर मंत्रिपरिशद की स्वीकृति प्राप्त है । 

एक वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित पदों के लिए देय , मानदेय एवं अन्य भत्ते की 
विवरणी ‘ परिशिष्ट-I संलग्न है । 
6. राज्य में सभी संवर्ग में पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की कमी है । अतः स्वीकृत सभी पदों पर 
योजना- सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग ) के संकल्प संख्या-1243/ वि ., दिनांक 28 अप्रैल, 2016 
के आलोक में सुयोग्य सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर 
की जाएगी । 
7. मंत्रिपरिशद की दिनांक 28 दिसम्बर , 2016 की बैठक के मद संख्या-11 में कृषि गणना 
कार्यों के अनुश्रवण हेतु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग अन्तर्गत कोषांग का गठन , 
तत्संबंधित पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रताप चन्द्र किचिंगिया, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 10 जनवरी , 2017 


परिशिष्ट -I 
कृषि गणना हेतु 8 पदों के लिये देय, मानदेय एवं अन्य भत्ते की विवरणी : 

योजना- सह -वित्त विभाग के संकल्प संख्या 

1243/वि० दिनांक - 28.04. 2016 के अनुसार 

वेतनमान/ 
पद का नाम पदों की 

अनुमान्य मानदेय की राशि 
ग्रेड पे 

मकान किराया । परिवहन 
मानदेय 

भत्ता 


क्र० 


भत्ता 


A 


5 


35000 


25000 


15600 - 39100 

7600 
9300 - 34800 

5400 
9300 - 34800 

4200 
9300 - 34800 

4200 


__ 1 


25000 


25000 


2 
संयुक्त निदेशक 
( संविदा के आधार पर ) 
| सहायक निदेशक 

( संविदा के आधार पर ) 
| वरीय सांख्यिकी सहायक | 
( संविदा के आधार पर ) 
कनीय सांख्यिकी 
सहायक 
( संविदा के आधार पर ) 
| लेखापाल 
( संविदा के आधार पर ) 
| आशुटंकक 
( संविदा के आधार पर ) 
| निम्नवर्गीय लिपिक 
( संविदा के आधार पर ) 
| आदेशपाल 
(बाह्य श्रोत से ) 


संकल्पसंख्या-1243/वि0दिनांक-28.04.2016केकंडिका-7 

केअनुरूपदेयहोगा 


संकल्पसंख्या-1243/वि0दिनांक-28.04.2016केकंडिका-7 

केअनुरूपदेयहोगा 


5 


5200 - 20200 


20000 


2400 


5200 - 20200 

20000 
2400 
5200 - 20200 

20000 
1900 
श्रम , नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग , झारखण्ड, राँची 

दवारा निर्धारित पारिश्रमिक राशि 


1 


प्रताप चन्द्र किचिंगिया , 

सरकार के संयुक्त सचिव 
राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, 

झारखण्ड , राँची । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 96 - - 50 


